निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 आश्विन 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 1136 ) पटना, मंगलवार , 1 अक्टूबर 2019 


बिहार विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

17 सितम्बर 2019 
सं० 2 स्था० - 131/ 18 - 2198/वि०स० — सभा सचिवालय के अवर सचिव , श्री विनोद कुमार विधार्थी को वित्त 
( वै०दा०नि०को० ) विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक - वै०दा०नि०को०-1756 ( 22 ) , दिनांक 25. 07 . 2019 तथा बिहार सेवा 
संहिता के नियम - 234 के अनुसरण में दिनांक - 27. 06. 2019 से 28. 06 . 2019 तक रूपान्तरित अवकाश एवं उक्त संहिता के 
नियम - 159 के तहत् दिनांक - 29.06 . 2019 एवं 30. 06.2019 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की स्वीकृति प्रदान की 
जाती है । इसके पश्चात् इनके कोष में 174 दिनों की रूपान्तरित अवकाश शेष है । 


आदेश से , 
दीनानाथ प्रसाद , 

अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1136-571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


